रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


SIL 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , अक्तूबर 9 , 2019 / आश्विन 17 , 1941 
NEW DELHI, WEDNESDAY , OCTOBER 9, 2019 /ASVINA 17 , 1941 


सं . 3311 ] 
No. 3311] 


विधि और न्याय मंत्रालय 
(विधायी विभाग) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर , 2019 
का . आ . 3632( अ ). लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में , 
निम्नलिखित घोषणा, जिसमें ऐसे अभ्यर्थी का नाम अंतर्विष्ट है , जो राज्य सभा की रिक्ति को भरने के लिएनिर्वाचित हुए हैं , 
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है : -- 


घोषणा 


उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन । 

"निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम (1 ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि 

श्री सुधांशु त्रिवेदी , 
मकान नं . 21/ 1013, सेक्टर- 21, इन्दिरा नगर-2, लखनऊ -226016 , 

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं , 
उस सदन में श्री अरुण जेटली की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : विधान भवन , लखनऊ । 
तारीख : 9 अक्तूबर , 2019 । 


रिटर्निंग आफिसर ।” 
[ फा . सं . एच -11024/ 3/ 2019-वि .2] 

डॉ . जी . नारायण राजू, सचिव 


5268 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Legislative Department) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 9th October, 2019 
S .O . 3632 ( E ). — In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 
1951 ), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the vacancy in the 
Council of States is published for general information : 

Declaration 
Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of 
Uttar Pradesh. 

" In pursuance of the provisions contained in sub - section ( 2 ) of section 53 of the Representation of the 
People Act, 1951, read with sub - rule ( 1) of the rule 11 of the Conduct of Elections Rules , 1961, I declare that 

Sri Sudhanshu Trivedi, 
House No .- 21/ 1013, Sector- 21 ,Indira Nagar- 2, Lucknow- 226016 , 
sponsored by Bhartiya Janta Party , 

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Sri Arun Jaitely . 
Place : Vidhan Bhawan , Lucknow . 
Date : 9 October, 2019 . 

Sd/ 
Returning Officer.” 
[ F. No . H.11024/ 3/ 2019- Leg.II] 
Dr. G . NARAYANA RAJU , Secy. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 9 अक्तूबर , 2019 
का . आ . 3633( अ ). लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण 
निम्नलिखित घोषणा , जिसमें ऐसे अभ्यर्थी का नाम अंतर्विष्ट है, जो राज्य सभा की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित हुए हैं , 
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है : 

घोषणा 
बिहार राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिएनिर्वाचन । 

"निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम ( 1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि 
श्री सतीश चंद्र दुबे ग्राम - हरसरी, 

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं , 
पोस्ट - नरकटियागंज , 

थाना-शिकारपुर , पश्चिम चंपारण 
उस सदन में श्री जेठमलानी राम बूलचन्द की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो 
गए हैं । 
स्थान : बिहार विधान सभा सचिवालय , पटना 
तारीख : 09 अक्तूबर, 2019 

ह ./ 

रिटर्निंग आफिसर। " 
[ फा . सं . एच-11024/3/ 2019-वि . 2] 

डॉ . जी . नारायण राजू, सचिव 


[ 411 II - OUS 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 9th October, 2019 
S . O . 3633 ( E ). - In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 
1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the vacancy in the 
Council of States is published for general information : 

Declaration 
Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of 
Bihar. 

“ In pursuance of the provisions contained in Sub -section (2 ) of section - 53 of the Representation of the 
People Act, 1951, read with sub -rule (1 ) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules 1961, I declare that: 
Sri Satish Chandra Dubey Vill -Harsari, 

Sponsored by Bharatiya Janta Party 
Post – Narkatiyaganj, 
P .S .- Sikarpur, 

West Champaran 
has been duly elected to fill the vacancy caused in that house by the death of Shri Jethmalani Ram 
Boolchand . 
Place : Bihar Vidhan Sabha Sachivalaya 
Date : 09th October, 2019 

Sd / 
Returning Officer.” 
[F. No . H .11024 /3/2019-Leg.II] 
Dr. G . NARAYANA RAJU , Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

MANOJ 
KUMAR 
VERMA 


Digitally signed 
by MANOJ 
KUMAR VERMA 
Date : 2019. 10.09 
23 :08 :10 + 05 30 


